रजिस्ट्री संडी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.-33004/ 99 


भारत की राजपत्र 


The Gazette of India 


• 


- 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY . . 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (1) 
PART 11 - Section 3– Sub- section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 4861 

नई दिल्ली, सोमवार , अक्तूबर 6 , 2003 / आश्विन 14, 1925 
No . 486 ] 

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6 , 2003/ ASVINA 14 , 1925 
उपभोक्ता मामले, खाध और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
( खाच और सार्वजनिक वितरण विभाग ) . 

भषिसचना 

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर , 2003 
सी . का. नि . 787 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 
( 1982 का 4) की धारा 9 वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , चीनी विकास निधि नियम , 
1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-- 


1. 


(1) 
( 2) 


इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (तीसरा संशोधन ) नियम , 2003 है । 
ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. चीनी विकास निधि नियम , 1983 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) 
के नियम 19 के उपनियम (14 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् :-- 
___ “(14क ) केन्द्रीय सरकार उपनियम (14) के उपबंधों के अधीन रहते हुए , आपवादिक 

परिस्थितियों में, भंडारकरण, बीमा और ब्याज प्रभारों में सहायिकी के रूप में संदेय रकम 
का उपनियम (15) में उपबंधित रीति में संगणित पचहत्तर प्रतिशत अग्रिम संदाय , ऐसे 
चीनी कारखाने को करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जिसने बफर स्टॉक के रूप में 
चीनी की अपेक्षित मात्रा को पृथक रखा हो , बशर्ते चीनी कारखाने ने केन्द्रीय सरकार को 
लिखित रूप में निम्नलिखित भेजा हो , अर्थात् :-- 


(i) ब्याज की वह दर जिस पर उसके द्वारा चीनी के बफर स्टॉक को किसी 
अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक, जो उपनियम ( 14 ) में 


निर्दिष्ट है, के पास गिरवी रखकर अग्रिम अभिप्राप्त किया गया है ; 


- 2879 G1/ 2003 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART II — SEC . 30 ) 
( ii ) उस तारीख को समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि के लिए, जिससे बफर 
स्टॉक रखे जाने की अपेक्षा की गई है, खुले बाजार में गैर लेवी चीनी के विक्रय पर 
चीनी की प्रति क्विंटल औसत वास्तविक वसूली ; और 


( iii) प्ररूप- 6- क में एक वचनबंध : 


परन्तु केन्द्रीय सरकार, ऐसे चीनी कारखाने को , जिसने चीनी की अपेक्षित मात्रा 
बफर स्टॉक के रूप में पृथक रख दी है और प्ररूप 6- क में वचनबंध दे दिया है, 
18 दिसंबर , 2002 से एक वर्ष के लिए रखे जा रहे बफर स्टॉक की बाबत, उसके द्वारा 
18 दिसंबर, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक की अवधि के लिए किए गए दावे के संबंध 
में प्ररूप 5 के स्तंभ 7 और स्तंभ 8 में दी गई जानकारी के आधार पर, एक वर्ष के लिए 
भंडारण , बीमा और ब्याज प्रभार महे सहायिकी के रूप में उपनियम (15) में उपबंधित 
रीति से संगणित संदेय रकम के पचहत्तर प्रतिशत का अग्रिम संदाय प्राधिकृत कर 
सकेगी . 

परन्तु यह और कि इस प्रकार अग्रिम के रूप में संदत्त रकम , उन रकमों के . 
लिए समायोजित की जाएगी, जो उपनियम ( 16 ) में निर्दिष्ट प्ररूप 5 में चीनी कारखाने 
द्वारा लाए गए दावों के आधार पर उस अवधि की समाप्ति पर, जिसके लिए अग्रिम का 
संदाय किया गया था , देय होंगे : 


परन्तु यह भी जहां अग्रिम की संपूर्ण अवधि के लिए पूरे दावे उस अवधि के 
पश्चात जिसके लिए अग्रिम का संदाय किया गया है, एक मास की अवधि के भीतर 
नहीं लाए गए हैं , वहां अग्रिम की पूरी रकम या ऐसी रकम , जो केन्द्रीय सरकार द्वारा 
विनिर्दिष्ट की जाए, चीनी कारखाने द्वारा वापस की जाएगी : 


परन्तु यह और भी कि यदि ऐसी अवधि के दौरान, जिसके लिए अग्रिम का 
संदाय किया गया है, किसी चीनी कारखाने ने - 


( क ) 


चीनी उपकर अधिनियम, 1982 ( 1982 का 3) की धारा 3 की उपधारा 
(1) के अधीन चीनी पर उपकर का संदाय नहीं किया है ; 


( ख) चीनी उपकर नियम, 1982 के नियम 4 के अधीन अपेक्षित विवरणियां 

और सूचना नहीं भेजी है ; 


[ भाग II - खण्ड 30 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ग) 


(घ) 


उपनियम ( 13) के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है ; और 
केन्द्रीय सरकार या मुख्य निदेशक को गैर लेवी चीनी की विक्रय की 
गई मात्रा और विक्रय आगमों की रकम की मासिक विवरणी नहीं भेजी 


तो वहां अग्रिम रूप में संदत्त रकम तुरन्त वसूल की जाएगी | 


3. उक्त नियमों के नियम 20 के उपनियम ( 4) में , “ प्ररूप 6 " शब्द और अंक के स्थान 
पर , “ प्ररूप 6- ख " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे । 


4. उक्त नियमों में, प्ररूप 6 के पश्चात्, जो नियम 19 के उपनियम ( 13क ) के खंड ( ख ) 
से संबंधित हैं और प्ररूप 6 से पहले जो नियम 20 के उपनियम ( 4) से संबंधित हैं , निम्नलिखित 
प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 


“प्ररूप 6क 


[नियम 19 (14क) देखिए ] 
.............. से................... की अवधि के लिए चीनी के बफर स्टॉक हेतु ब्याज, 
भंडारकरण और बीमा प्रभारों मद्दे सहायिकी के अग्रिम संदाय हेतु सूचना प्रस्तुत करने के लिए 


प्ररूप । 


1. 


चीनी उपक्रम का नाम और पता : 


2, 


केन्द्रीय सरकार/मुख्य निदेशक से संसूचना ( ओं) का संदर्भ सं0 और तारीख जिसमें . 
निम्नलिखित संसूचित किया गया हो : 


( क ) बफर स्टॉक के रूप में रखी जाने वाली चीनी की कुल मात्रा ; 


( ख) बफर स्टॉक के रूप से अलग की जाने वाली और भंडारित चीनी की श्रेणी के 

अनुसार और चीनी वर्ष के अनुसार चीनी की मात्रा | 


3. 


बफर स्टॉक के रूप में श्रेणी और चीनी वर्ष दोनों के अनुसार वास्तविक रूप से पृथक 
की गई और भंडारित चीनी की मात्रा : 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


| PART II --- SEC . 3( 1) 


4 . 


बैंक के पास बफर स्टॉक को गिरवी रखने के लिए लिए गए अग्रिम पर बैंक को संदेय 


ब्याज दर : 


उस तारीख से जिससे बफर स्टॉक रखा जाना अपेक्षित है, समाप्त होने वाली तीन मास 
की अवधि के लिए खुले बाजार में गैर लेवी चीनी के विक्रय पर चीनी की प्रति क्विंटल 
औसत वास्तविक वसूली : 


कारखाने के स्थान से निकटस्थ उस स्थान का नाम, जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 
जारी किए गए डिमांड ड्राफ्टों से संबंधित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा स्थित है : 


7. 


उस बैंक का नाम और पता, जिससे बफर स्टॉक पर अतिरिक्त उधार , यदि कोई हो , 


प्राप्त किया गया है : 


स्थान : 


तारीख : 


हस्ताक्षर : 


अधिष्ठाता का नाम : 


प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता का नाम और पदाभिधान : 


चीनी उपक्रम का नाम और पता : 


घोषणा 


(1) मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई 
जानकारी सही है और इस आवेदन के प्रयोजन के लिए सुसंगत कोई जानकारी नहीं छिपाई गई 
हैं । 


( 2) मैं चीनी विकास निधि नियम , 1983 के नियम 19 के उपनियम ( 14क) की सभी 
अपेक्षाओं का अनुपालन करने का वचन देता हूं और यदि इसके पश्चात् यह पाया जाता है कि 
किसी उपबंध का अनुपालन नहीं किया गया है तो मेरे द्वारा प्राप्त सहायिकी की ऐसी रकम 
केन्द्रीय सरकार को वापस करने का वचन देता हूं जो उस सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए । 


[ भाग II -- खण्ड 30 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
( 3) मैं ऐसी रकम को वापस करने का भी वचन देता हूं जो पूर्वोक्त नियमों के नियम 19 के 
उपनियम (14क) के पहले परन्तुक के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए । 


स्थान : 


तारीख : 


हस्ताक्षर : 


अधिष्ठाता का नाम : 

पदाभिधान : 

चीनी उपक्रम का नाम और पता : " | 
5. उक्त नियमों में , विद्यमान प्ररूप 6 में , जो नियम 20 के उपनियम (4) से संबंधित है, 
शीर्ष और उपशीर्ष “ प्ररूप 6 


[नियम 20 का उपनियम ( 4) देखिए] ", 


के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष और उपशीर्षरखे जाएंगे , अर्थात् :-- 


" प्ररूप 6ख 


[ नियम 20( 4) देखिए] " । 

[ फा० सं० 1- 26/ 2003 - एसडीएफ ] 

पी . उमा शंकर, संयुक्त सचिव 
टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र में सा0का0नि0 संख्या 752 ( अ ) तारीख 28 .9 . 1983 द्वारा 

प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए: 
1. सा0का0नि0 संख्या 817 ( अ) तारीख 20. 12. 1984 
2. सा0का0नि0 संख्या 838 ( अ ) तारीख 14. 11. 1985 
3. सा0का0नि0 संख्या 551 ( अ) तारीख 06.05. 1988 
4 . सा0का0नि0 संख्या 235 ( अ) तारीख 24.04.1991 
5. सा0का0नि0 संख्या 441 ( अ) तारीख 28 . 04 . 1992 
6. सा0का0नि0 संख्या 435 ( अ) तारीख 06 .05. 1994 
7. सा0का0नि0 संख्या 27 ( अ) तारीख 12. 01. 1996 
8. सा0का0नि0 संख्या 656( अ) तारीख 21 . 11. 1997 
9. सा0का0नि0 संख्या 91 ( अ) तारीख 12.02. 2001 
10. सा0का0नि0 संख्या 886 ( अ) तारीख 06. 12 . 2001 
11. सा0का0नि0 संख्या 443( अ) तारीख 21 .06. 2002 
12. सा0का0नि0 संख्या 584 ( अ) तारीख 19 . 08. 2002 
13. सा0का0नि0 संख्या 67 ( अ) तारीख 29.01. 2003 और 
14. सा0का0नि0 संख्या 241-( अ) तारीख 25. 03 .2003 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II- SEC . 3 (1)] 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Food and Public Distribution ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 6th October, 2003 


G .S. R . 787(E ).- In exercise of the powers conferred by section 9 of the Sugar 
Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely : 


1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund ( Third 
Amendment) Rules, 2003, 


(2 ) They shall come into force on the date of the publication in the 
Official Gazette . 


2 . In the Sugar Development Fund Rules, 1983 (herein after referred to as the 
said rules ), in rule 19 , after sub- rule ( 14 ), the following sub- rule shall be inserted , 
namely: 

" ( 14A ) Subject to the provisions of sub - rule ( 14 ), the Central Government 
may , in exceptional circumstances, authorize an advance payment of seventy 
five percent of the amount payable as subsidy towards storage, insurance and 
interest charges for a period as that Government may decide, calculated in the 
manner provided in sub -rule ( 15 ) to a sugar factory that has set apart the 
required quantity of sugar as buffer stock provided the sugar factory has 
furnished the following in writing to the Central Government, namely : 
(i) the rate of interest at which advance has been obtained by it on 

pledging the buffer stock of sugar with any scheduled bank or any 


[ TT II - 0 


30) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


LUNUN 


State Cooperative Bank or Central Co -operative bank referred to in 
sub - rule (14) ; . 
the average actual realization per quintal of sugar on the sale of non 
levy sugar in the open market for a three month period ending on the 
date from which the buffer stock is required to be held ; and 
an undertaking in Form -VI-A : 


(iii) 


Provided that in respect of the buffer stock being maintained for a year 
with effect from 18th December , 2002 , the Central Government may authorize 
payment to a sugar factory that has set apart the required quantity of sagar as 
buffer stock and furnished an undertaking in Form VI-A , an advance payment 
of seventy five per cent of the amount payable as subsidy towards storage, 
insurance and interest charges for a year, cakulated in the manner provided in 
sub- rule ( 15 ), on the basis of the ipformation furnished in columns 7 and 8 of 
Form V in respect of the claim preferred by it for the period 186 December , 
2002 to 31 * March 2003 : 


Provided further that the amount so paid as advance shall be adjusted , against 
the amounts that may become due on the basis of claims preferred by the sugar 
factory in Form V referred to in sub- rule ( 16 ), at the end of the period for which the 
advance had been paid : 


Provided also that where complete claims for the entire period for which the 
buffer stock is required to be maintained , are not preferred within a period of one 
month after such period, the entire amount of advance paid or an amount as decided 
by the Central Government shall be refunded by the sugar factory: . " 


: 


Provided also that if, during the period for which advance has been paid , a 
sugar factory has not 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC. 30 ) 
(a) paid the cess on sugar under sub- section (1) of section 3 of the Sugar 

Cess Act, 1982 (3 of 1982 ); 
(b ) furnished the returns and information required under rule 4 of the Sugar 

Cess Rules, 1982 ; 
(c) complied with the provisions of sub - rule (13); and 
(d) furnished to the Central Government or to the Chief Director the 

monthly return of the quantity of non- levy sugar sold and the amount of 

sale proceeds, . . 
then , the amount paid as advance shall be recovered forthwith.”. 
3. In the said rules, in rule 20 , in ub -rule (4), for the word and figures " Form 
VI”, the word ,figures and letter “ Form VI-B ” shall be substituted . 


.. 


.- 


--- 


4. In the said rules, after Form -VI relating to clause (b) of sub - rule ( 13 A ) of rule 
19 and before Form VI relating to sub -rule (4 ) of rule 20, the following Form shall be 
inserted , namely: 

“ FORM - VI- A 

[See rule 19 ( 14A )] 
Form for submitting information for advance payment of subsidy towards 
interest, storage and insurance charges for buffer stock of sugar for the period 
from _ to 


Name and address of the sugar undertaking : 
Reference number and date of communication (s) from the Central 
Government/ Chief Director communicating 
a) total quantity of sugar to be maintained as buffer stock : 
b ) grade -wise and sugar year -wise quantity of sugar to be segregated and 

stored as buffer stock : 
Quantity of sugar both in terms of grade-wise and sugar-year wise actually 
segregated and stored as buffer stock : 


3 . 


. . 


( TT11 - 


1630 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. . . . 


. : 


4. 


5 . 


Rate of interest payable to the Bank for the advance availed for pledging the 
buffer stock with the Bank : 
Average actual realization per quintal of sugar on the sale of non -levy sugar in 
the open market for a three month period ending on the date from which the 
buffer stock is required to be held : 
Name of the place nearest to the place of the factory , where the branch of the 
State Bank of India dealing with the Demand Drafts issued by the Reserve 
Bank of India is situated : 
Name and address of the Bank from which the additional credit on the buffer 
stock , if any , has been received : 


6 . 


. 7 . 


• Place : 


Date : 


Signature : 
Name of occupier: 
Name and designation of the authorised 
signatory: 
Name and acůress of the sugar 

Undertaking : 
DECLARATION 


(1) I hereby solemnly affirm and declare that the information furnished above is 
correct and no information relevant for the purpose of this application has been 
concealed . 
(2 ) I hereby undertake to comply with all the requirements of sub - rule ( 14A ) of 
rule 19 of the Sugar Development Fund Rules, 1983 and if it is subsequently found 
that any provision has not been complied with , I undertake to refund to the Central 
Government such amount of subsidy received by me as may be decided by that 
Government . 


2879 G11092 


10 


THE GAZETTE OF INDI 


AORDINARY 


II - SEC . ( 1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY _ _ [PART I — SEC.3(1)] 
(3) I hereby also undertake to refund such amount as may be decided by the 
Central Government , under the first proviso to sub-rule ( 14A ) of rule 19 of the 
aforesaid rules. 


Place : 


Date : 


Signature: 
Name of the occupier : 
Designation : 
Name and address of the sugar 
Undertaking:” . 


5. • In the said rules, in the existing Form VI, relating to sub-rule (4) of rule 20, 
for the heading and sub- heading “ Form VI 

[ see sub- rule (4) of rule 20 )”, 
the following heading and sub - heading shall be substituted , namely : 

“ Form VI-B 
( see rule 20 (4)!”. 


[F. No. 1 -26 /2003 - SDF ] 
P. UMA SHANKAR , Jt. Secy. 


Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide No. GSR 
752 (E ) dated 28 . 9. 83 and subsequently amended vide GSR 817 (E ) dated 20 . 12 .84 , 
GSR 838 (E ) dated 14 . 11.85 , GSR 551 (E ) dated 6 .5 .88 , GSR 235 (E ) dated 24 .4 .91, 
GSR 441 ( E ) dated 28.4 . 92 , GSR 435 (E ) dated 6 .5 .94 , GSR 27 (E ) dated 12 .1. 96 , 
GSR 656 (E ) dated 21. 11 .1997, GSR 91 (E ) dated 12 .02 .2001, GSR 886 (E ) dated 
6 . 12 .2001, GSR 443 (E ) dated 21.6 . 2002 , GSR 584 (E ) dated 19 .8 .2002 , GSR 67 (E ) 
dated 29 . 1. 2003 and GSR 241 (E ) dated 25 . 3. 2003 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


24. NICI : 


111 .lul . o 


Hd DHLHI 


1 


DIE 


